रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO . D. L.-33004/ 99 


P 


:..26 


PARA 


GANA 


RIL 


.. 


7 . O . 


सयमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 30 , 2000 / आषाढ़ 9 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 30 , 2000 /ASADHA 9 , 1922 


सं . 139 ] 
No. 139 ] 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


सार्वजनिक सूचना संख्या 17 ( आर ई- 2000 ) / 1997 -~-2002 

नई दिल्ली, 30 जून, 2000 
फा . सं . 01/ 92 / 180 / 320 / ए एम 99 / ई डी . आई . --- प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) के पैरा - 4 .6 में उल्लिखित 
प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ - साथ आयातक -निर्यातक कोड ( आई ई सी ) संख्या को 
प्राप्त करने से छूट प्राप्त आयातकों/निर्यातकों की . श्रेणियों को दिया गया है । 1 जुलाई, 2000 से , सभी आयातकों/निर्यातकों को वैध 
आई ई सी संख्या प्राप्त करना आवश्यक होगा जिसके बिना सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा किसी भी खेप की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


सांविधिक आदेश संख्या 283 ( अ) 31.3.97 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण , 
भाग- 2, खण्ड - 3, उपखण्ड- 2 में यथाअधिसूचित निर्यात और आयात नीति , 1997 - 2002 
के पैरा- 4. 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए महानिदेशक , विदेश 
व्यापार, एतद्द्वारा , प्रकिया पुस्तक ( खण्ड- 1 ) ( आर ई- 2000), 1997 -2002, में 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं । अध्याय- 4 के पेराग्राफ 4. 6 में निम्नलिखित को उप 
पेराग्राफ ( 6 ) के तौर पर जोड़ा जाएगा । 


( 6) आयात /निर्यात प्रयोजनों के लिए आयातकों/निर्यातकों की श्रेणियों द्वारा उनके 
सामने उल्लिखित निम्नलिखित स्थायी आई ई सी संख्या का प्रयोग किया जाएगा: 


1808 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


- 


%3 


क्रम सं0 कोड संख्या 

0100000011 


0100000029 


0100000037 . 


01000000454 


5 . 


| 0100000053 


आयातकों /निर्यातकों की 
केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय /विभाग और उनके 
पूर्ण अथवा आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियां । 
राज्य सरकार के सभी मंत्रालय /विभाग और उनके 
पूर्ण अथवा आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियां । 
भारत में स्थित राजनयिक कार्मिक , काऊंसलर 
कार्यालय और यू एन ओ और इसकी विशिष्ट 
एजेंसियों के अधिकारी । 
बैगेज नियमों के तहत लाभ का दावा करने वाले 
विदेश जाने/विदेश से लौटने वाले भारतीय 
व्यक्तियों/ संस्थानों / अस्पतालों द्वारा अपने कार्मिक 
इस्तेमाल के लिए वस्तुओं का आयात या निर्यात 
जिनका संबंध व्यापार या विनिर्माण या कृषि से 
नहीं है । 
व्यक्तियों द्वारा नेपाल से/ को वस्तुओं का 
आयात /निर्यात बशर्ते एक परेषण का लागत -बीमा 
भाड़ा मूल्य भारतीय रुपये में 25000/ - से अधिक 
न हो । 
व्यक्तियों द्वारा भारत म्यांमार सीमा क्षेत्रों के जरिये 
म्यांमार से / को वस्तुओं का आयात /निर्यात बशर्ते 
एक परेषण का लागत- बीमा - भाड़ा मूल्य भारतीय 
रुपये में 25000/ - से अधिक न हो । 
फार्ड फाउंडेशन 
आयातकों द्वारा ए टी ए कांरेनेट के प्रावधानों के 
तहत मेलों/प्रदर्शनियों या ऐसे ही अवसरों में प्रदर्शन 
या प्रयोग के लिए वस्तुओं का आयात । 
निदेशक , नैशनल ब्लड ग्रुप रैफ़ैन्स लैबोरेटरी, बम्बई 
| या इसके प्राधिकृत कार्यालय 


0100000061 


0100000070 


8. 


0100000088 
0100000096 


0100000100 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


[ 411 1 -- Qus 1 ] 


भारत का राजपत्र . असाधारण 


. . . 


. - - - - - - - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 
Public Notice No. 17 (RE - 2000 )/ 1997 – 2002 

New Delhi, the 30th June, 2000 


F . No . 01 /92/ 180 /320 /AM99 /EDI. - Attention is invited to the provisions contained in 
paragraph 4 . 6 of the Handbook ( Vol. 1 ) which lays down interalia the categories of importers/ 
exporters exempted from obtaining Importers -Exporters code (IEC ) number. From 1st July, 2000 , all 
importers / exporters shall be required to have a validated IEC number failing which no consignment 
shall be allowed by Customs. 


In exercise of powers conferred under paragraph 4 .11 of the 
Export and Import Policy , 1997 - 2002 , as notified in the Gazette of 
India extraordinary , Part - II - Section 3 - Sub - section (ii) vide S . O No. 
283 (E ) dated 31.3 . 97 , the Director General of Foreign Trade hereby 
makes the following amendment in the Handbook of Procedures 
(Vol. 1)(RE - 2000 ), 1997 - 2002. The following shall be added as sub 
paragraph (vi) in paragraph 4 .6 of Chapter-4 . 


(vi) 


The following permanent IEC numbers shall be used by the 
categories of importers / exporters mentioned against them for 
import / export purposes . 


S .No. Code number Categories of importers / exporters 


1 . 


0100000011 


2 . 


0100000029 


All Ministries / Departments of the 
Central Government and agencies wholly 
or partially owned by them . 
All Ministries / Departments of the State 
Government and agencies wholly or 
partially owned by them 
Diplomatic personnel, Counselor officers 
in India and the officials of the UNO and 
its specialised agencies. 
| Indians returning from / going abroad and 
claiming benefit under the Baggage Rules 


3. 


0100000037 


0100000045 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - SEC 1 ] 


5 . ( 0100000053 


10100000061 


7 . 


0100000070 


Persons / Institutions / Hospitals importing 
or exporting goods for their personnel 
use not connected with trade or 
manufacture or agriculture . 
Persons importing / exporting goods 
from / to Nepal provided the CIF value of a 
single consignment does not exceed 
Indian rupees 25000 / -. 
Persons importing / exporting goods 
from / to Myenmar through 
Indo -Myenmar border areas provided the 
CIF value of a single consignment does 
not exceed Indian rupees 25000 / -. 
| Ford Foundation 
Importers importing goods for display or 
use in fairs / exhibitions or similar events 
under the provisions of ATA carnet . 
Director, National Blood group reference 
laboratory , Bombay or their authorised 
offices , 


10100000088 
9 . 10100000096 


10 


0100000100 


This issues in public interest . 


N . L . LAKHANPAL , Director Ceneral of Foreign Trade 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri. New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dellu - 110054 


